रजिस्ट्रीसंडी एल 33004/99 


रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


NEET 


, 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - - खण्ड 4 
PART II - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 179 ] 
No. 179) 


नई दिल्ली, सोमबार , नवम्बर 8, 2004 / कार्तिक 17 , 1926 
NEW DELHI,MONDAY, NOVEMBER 8, 2014 /KARTIKA 17 , 1926 


बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

अधिसूचना 
हैदराबाद , 3 नवम्बर , 2004 


प्रशुल्क सलाहकार समिति ( सदस्यों का निर्वाचन , बैठकें , कृत्य और प्रकीर्ण ) विनियम , 


2004 


फा. सं. बी.वि. वि .प्रा ./ विनियम / 4 / 2004 - प्राधिकरण , बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 ) 
की धारा 114क के साथ पठित धारा 64पख और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
अधिनियम , 1999 (1999 का 41 ) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा 
सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : 
. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रशुल्क सलाहकार समिति 
( सदस्यों का निर्वाचन, बैठकें , कृत्य और प्रकीर्ण ) विनियम , 2004 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं - इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

( क ) " अधिनियम " से बीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का 4 ) अभिप्रेत है; 

( ख ) " प्राधिकरण " से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1999 
( 1999 का 41 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और 
विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ; 


3363 GI/ 2 ( 4 ) 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART III - SEC . 4 ]] 


- 


- 


- 


( ग ) " बोर्ड " से किसी बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड या शासी निकाय , चाहे वह किसी 
भी नाम से ज्ञात हो , अभिप्रेत है; 

( घ ) " अध्यक्ष " से अधिनियम की धारा 64पक की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
में निर्दिष्टि समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत , यथास्थिति , समिति की किसी 
बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य भी सम्मिलित है ; 

( ङ ) “ समिति " से अधिनियम के अधीन स्थापित प्रशुल्क सलाहकार समिति और 
अभिप्रेत है ; 

( च ) “निर्वाचन अधिकारी " से समिति का ऐसा सचिव अभिप्रेत है, जिसे समिति 
बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के संचालन और इससे संबद्ध विषयों का उत्तरदायित्व 
सौंपा गया है; 

( छ) " बीमाकर्ता " से कोई ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है , जिसने साधारण बीमा कारबार 
करने के लिए , यथास्थिति , अधिनियम की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या 
अधिनियम की धारा 3क के अधीन रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्राप्त किया है और इसके 
अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं 

(i) कोई ऐसी बीमा सहकारी सोसायटी , जिसका एकमात्र प्रयोजन साधारण बीमा 
कारबार करना है ; 

(ii ) ऐसा कोई संगठन , जिसे अधिनियम की धारा 118 के अधीन छूट प्राप्त है ; 


और 


(iii) अधिनियम की धारा 65 के अधीन कोई भविष्य - निधि सोसायटी ; 
( ज ) " सदस्य " से इन विनियमों में उपबंधित रीति से निर्वाचति समिति का कोई 
सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा इन विनियमों के विनियम 
4 के अनुसरण में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए सहयोजित प्रत्येक व्यक्ति भी 


( झ ) “ सचिव " से अधिनियम की धारा 64पक की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के कार्यालय का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ; 

( ब ) " उपाध्यक्ष " में प्राधिकरण द्वारा समिति का उपाध्यक्ष बनने के लिए नामनिर्दिष्ट 
व्यक्ति अभिप्रेत है । 

( 2 ) इन विनियमों से प्रयुक्त ऐसे अपरिभाषित शब्दों और पदों का , जो अधिनियम में 
परिभाषित हैं , क्रमशः वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में है। 

3. निर्वाचन प्रक्रिया 

( 1 ) निर्वाचन अधिकारी, बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, बीमा 
( संशोधन ) नियम , 2004 द्वारा यथा प्रतिस्थापित बीमा नियम , 1939 के उपबंधाों के अनुसरण में 
बीमाकर्ताओं के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन आमंत्रित करेगा । 
. ( 2 ) प्रत्येक नामनिर्देशन सम्यक रूप से अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होगा : 

परन्तु किसी बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को बोर्ड द्वारा निर्वाचन 
के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा और किसी बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति , जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाए , बीमाकर्ता की 
ओर से मतदान नहीं करेगा । 


[ भाग HI - खण्ड 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) ऐसे प्रत्येक नामनिर्देशन को , निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में 
अभ्यर्थियों से नामनिर्देशन आमंत्रित करते समय विनिर्दिष्ट समय और तारीख से पूर्व उसके पास भेजा 


जाएगा । 


( 4 ) निर्वाचन अधिकारी , उसके द्वारा विर्निष्ट तारीख को नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा करेगा 
और वह विनिर्दिष्ट तारीख और समय के पश्चात प्राप्त प्रत्येक नामनिर्देशन को कारण लेखबद्ध करके 
नामंजूर करेगा । 

(5 ) कोई भी अभ्यर्थी उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना देकर बोर्ड की अपनी 
अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा और ऐसी सूचना निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख और समय 
तक उसको परिदत्त की जाएगी और अभ्यर्थिता की वापसी , एक बार हो जाने के पश्चात् , जहां तक 
इस निर्वाचन का संबंध है अप्रतिसंहरणीय होगी । 

( 6 ) निर्वाचन अधिकारी , प्रत्येक अभ्यर्थी की नाम वापसी की इत्तिला, उस निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन में खड़े होने वाले अन्य अभ्यर्थियों को देगा । 

( 7) जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या उस 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं है तो इस प्रकार 
नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाएगा और वह 
प्राधिकरण और समिति की वेबसाइट द्वारा उनके नामों को आम करेगा । 

( 8 ) जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या उस 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है तो इन विनियमों में 
उपबांधित रीति में निर्वाचित कराए जाएंगे । 

( 9 ) निर्वाचन अधिकारी, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को , निर्वाचन क्षेत्र में 
प्रत्येक मतदाता के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत डाक से एक मतपत्र भेजेगा , जिसके साथ 
मतपत्र को भरे जाने के संबंध में अनुदेश होंगे और वह तारीख तथा समय भी विनिर्दिष्ट होगा , जिस 
तक मतपत्र को उसके पास पहुंचना होगा । 

( 10 ) प्रत्येक मतपत्र पर समिति की मुद्रा होगी और इसमें निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए 
अभ्यर्थियों की एक सूची होगी । 

( 11 ) प्रत्येक मतदाता के पास एक मत होगा 

परंतु जहां किसी बीमाकर्ता की अनुज्ञप्ति को प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द किया गया है , 
वहां जब तक प्राधिकरण द्वारा ऐसे निलंबन या रद्दकरण को प्रतिसंहरित न कर दिया जाए, तब तक 
ऐसे बीमाकर्ता को निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन करने का या निर्वाचन में मतदान 
करने का अधिकार नहीं होगा । 

( 12 ) प्रत्येक मतदाता अपना मतदान करते समय मतपत्र में उस अभ्यर्थी के जिसे वह अपना 
मत देता है, नाम के सामने बने वर्ग में x चिन्ह लगाएगा । 

( 13 ) प्रत्येक मतदाता , उपविनियम ( 12 ) में यथाकथित रीति में मतपत्र को भरने के पश्चात् 
उसे एक सीलबंद किए गए लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा निर्वाचन 
अधिकारी को इस प्रकार भेजेगा , जिससे कि वह उसके पास इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय और तारीख 
से पूर्व पहुंच जाए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II --- S :C , 41 


( 14) निम्नलिखित दशाओं या परिस्थितियों में से किसी के भी न होने पर मत को 
अविधिमान्य माना जाएगा : 

(i) यदि मतदाता , मतपत्र पर अपने नाम के हस्ताक्षर करता है या उस पर ऐसा कोई 
अन्य शब्द लिखता है या कोई अन्य चिन्ह लगाता है , जिससे मतदाता की पहचान प्रकट होती 
हो ; 

(ii) यदि मत किसी ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित किया गया है, जिस पर समिति की 
मुद्रा नहीं है । 

(iii ) यदि उपविनियम ( 12 ) में यथाकथित रीति में मतपत्र पर x चिन्ह नहीं लगाया 
गया है । 

( iv ) यदि x चिन्ह एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के आगे लगाया गया है; 

( v) यदि मतपत्र पर कोई चिन्ह नहीं है या किसी अनिश्चितता के कारण मत अन्यथा 
परिशून्य है; 

( vi ) यदि किसी भी कारण से मतपत्र निर्वाचन अधिकारी के पास विहित समय और 
तारीख के पश्चात् पहुंचता है ; 

( vii) यदि मतदाता अन्यथा मतदान करने के लिए निरहित है। 
( 15 ) मतों की गणना , निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक निष्पक्ष संवीक्षाकार की 
उपस्थिति में समिति के कार्यालय में ऐसी तारीख और समय पर होगी , जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा 
विनिर्दिष्ट की जाए और मतगणना के समय निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत 
प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के अनुमति दे सकेगा : 

परंतु निष्पक्ष संवीक्षाकार के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति न तो कोई अभ्यर्थी होगा 
और न ही उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि । 

(16 ) निर्वाचन अधिकारी मतों की जांच करेगा और किसी अविधिमान्य मत को नामंजूर करने 
के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रवार प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त हुए मतों की गणना करेगा । 

(17) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा , उसके निर्वाचन क्षेत्र से उसे प्राप्त विधिमान्य 
मतों के आधार पर एक रेंकिंग सूची तैयार करेगा जो , सविक्षाकार द्वारा सम्यक रूप से साक्ष्यित होगी 
और प्राधिकरण तथा समिति की वेबसाइट के माध्यम से परिणामों की घोषणा करेगा : 

परंतु बराबर मत प्राप्त होने की दशा में , यथास्थिति किसी ऐसे बीमाकर्ता या पुन : बीमाकर्ता 
के प्रतिनिधि को रैंकिंग सूची में वरीयता दी जाएगी , जिसका ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में , यथास्थिति , 
सकल घरेलू साधारण बीमा प्रीमियम या सकल घरेलू पुन : बीमा प्रीमियम अधिक है । 

4. त्यागपत्र , स्वतः अवसान और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना - ( 1 ) समिति 
का कोई भी निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष को इस आशय की लिखित सूचना देकर समिति की सदस्यता 
से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकार करने की तारीख से या अध्यक्ष 
को त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर , इनमें जो भी पूर्वतर हो , प्रभावी 


होगा । 


( 2 ) समिति का कोई ऐसा निर्वाचित सदस्य , जो बिना किसी पर्याप्त कारण और अनुपस्थित 
रहने की अनुमति के बगैर समिति की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है , 
स्वतः ही समिति का सदस्य नहीं रहेगा। 

( 3 ) समिति के निर्वाचित सदस्यों के पदों में किसी आकस्मिक रिक्ति को , चाहे वह त्यागपत्र , 
मृत्यु , बैठकों में अनुपस्थित रहने से या अन्यथा उद्भूत हो , यदि वह निर्वाचन की अंतिम तारीख 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


से दो वर्ष के भीतर होती है , सामान्य निर्वाचन की भांति कराए जाने वाले उपनिर्वाचन द्वारा भरी 
जाएगी और किसी अन्य दशा में अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को सहयोजित करके भरी जाएगी और 
इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति उसी हित का प्रतिनिधित्व करेगा , जिसका प्रतिनिधित्व वह व्यक्ति कर 
रहा था , जिसके स्थान पर उसे सहयोजित किया जा रहा है और रिक्ति भरे जाने के लिए इस प्रकार 
निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति उस सदस्य की पदावधि के अवासान तक पद पर बना रहेगा, जिसके 
स्थान पर उसका नामनिर्देशन किया गया है : 

परंतु जहां शेष बची अवधि छ: मास से कम है, वहां अध्यक्ष पारिणामिक रिक्ति को बने रहने 
दे सकेगा : 

परंतु यह और कि इस विनियम के उपबंध किसी सहयोजित सदस्य के संबंध में त्यागपत्र , 
स्वतः अवसान और आकस्मिक रिक्तियों के भरे जाने को यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे 

परंतु यह और कि समिति के उपाध्यक्ष और सचिव प्राधिकरण के प्रसाद पर्यंत पदभार ग्रहण 
करेंगें। 

5. समिति के कारबार के संचालन की प्रक्रिया - (1 ) समिति कारबार के निपटान के लिए 
उतनी बैठकें कर सकेगी , जितनी आवश्यक समझी जाएं और इन विनियमों में यथा उपबंधित रूप 
में अपनी बैठकों को स्थगित और अन्यथा विनियमित कर सकेगी। 

( 2 ) समिति की बैठकें ऐसे स्थानों और ऐसे समयों पर की जा सकेंगी, जैसा कि समिति 
के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए । 

( 3) सचिव समान्यतया बैठक की सूचना और कार्यसूची को कम से कम सात दिन पूर्व 
परिचालित करेगा । सूचना और कार्यसूची सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अभिस्वीकृति के साथ परिदत्त 
कर जी सकेंगी या रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा कूरियर सेवा द्वारा भेजी जा सकेंगी या संचार के किसी 
ऐसे अन्य सुरक्षित और विश्वसनीय माध्यम से पारेशित की जा सकेंगी, जो तत्समय किसी विधि 
के अधीन मान्यताप्राप्त हो : 

परंतु समिति का अध्यक्ष कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व सूचना देकर समिति की आपात 
बैठक बुला सकेगा। 

( 4 ) ऐसी किसी मद को , जो समिति की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं थी , यदि 
उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा अनुमदोन दे दिया जाता है, तो विचार में लिया जा सकेगा। 

(5 ) समिति का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष , समिति की सभी बैठकों की 
अध्यक्षता करेगा और दोनों के उपस्थित न होने पर उपस्थित सदस्य उनमें से एक को उस बैठक 
का अध्यक्ष ( अध्यक्षता करने वाला सदस्य ) चुनेंगे । 

( 6) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी। .. 

( 7) यदि ऐसी किसी बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो , यथास्थिति , अध्यक्ष या 
अध्यक्षता करने वाला सदस्य बैठक आरंभ होने के लिए नियत समय से तीस मिनट की प्रतिक्षा 
करने के पश्चात् , उस बैठक को उसी दिन या किसी और दिन के ऐसे समय तक स्थगित करेगा , 
जिसे वह उचित समझे। 

( 8 ) जहां किसी स्थगित बैठक में भी अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित नहीं है , वहां उपस्थित 
सदस्य ही गणपूर्ति करेंगे और वे कारबार का संचालन कर सकते हैं । 

( 9 ) समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विषयों को उपस्थित सदस्यों 
के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, और यथास्थिति , अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य 
के पास निर्णायक मत होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III ---SEC . 41 


6 . परिचालन द्वारा विनिश्चय - समिति द्वारा विचार किए जाने वाले किसी विषय का 
विनिश्चय , समिति के अध्यक्ष के विवेकानुसार , इस प्रयोजन के लिए समिति की बैठक बुलाने के 
विकल्प के रूप में सदस्यों में परिचालित करके किया जा सकेगा : 

परंतु इस प्रकार किया गया विनिश्चय तब तक विधिमान्य नहीं होगा , जब तक कम से कम 
पांच सदस्य प्रस्ताव पर अपनी सहमति न दे दें । 

7. तकनीकी समिति का सृजन - ( 1) यदि विभिन्न तकनीकी विषयों और मुद्दों की जांच 
करने और समिति को तकनीकी सलाह उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक और समीचीन समझा 
जाता है तो अध्यक्ष या समिति , विभिन्न तकनीकी उपसमितियां का गठन कर सकेगी, जिसमें सुसंगत 
क्षेत्रों के तकनीकी व्यक्ति होंगे , जैसे कि इंजीनियरी, विपणन , निन्नांकन , वाणिज्यिक , सर्वेक्षण , 
विधिक और विनियामक ढांचा या साधारण बीमा उद्योग के संबंध में ऐसे अन्य क्षेत्र , जिन्हें आवश्यक 
समझा जाए और तकनीकी समिति ऐसे अंतरालों पर बैठकें करेंगी, ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेंगी 

और उनके सदस्य ऐसे भत्तों और प्रतिपूर्ति के हकदार होंगें , जो समय - समय पर अध्यक्ष द्वारा लिखित 
में विनिर्दिष्ट किए जाएं : 

परंतु यदि समिति का अध्यक्ष ऐसी वांछा करता है तो तकनीकी समितियों में समिति के भी 
कुछ सदस्य हो सकेंगे । 

( 2 ) जब कोई विषय या मुद्दा किसी तकनीकी समिति को निर्दिष्ट किया जाता है तो वह 
उसपर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें , यथास्थिति , समिति या अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी । 

8. बैठकों का कार्यवृत्त - ( 1) सचिव समिति की बैठकों में कार्यवाहियों का कार्यवृत्त 
अभिलिखित करेगा और उसे रखेगा । 

( 2 ) कार्यवृत्त में बठैक में उपस्थित सदस्यों और आमंत्रित व्यक्तियों , यदि कोई हों , के नाम 
भी सम्मिलित होंगे । 
___ (3 ) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में , उस बैठक में किए गए विनिश्चयों का निष्पक्ष और सही 
सार होगा । 

( 4 ) सचिव , प्रत्येक सदस्य को , उसकी जानकारी के लिए, यथास्थिति , अध्यक्ष या अध्यक्षता 
करने वाले सदस्य द्वारा यथा अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति भेजेगा और इसकी एक प्रति समिति 
की अगली बैठक में भी उसके द्वारा सूचना में लिए जाने के लिए रखेगा । 

9. यात्रा और दैनिक भत्ता 

समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक गैर- शासकीय सदस्य और आमंत्रिती, 
समिति से यात्रा और अन्य व्ययों, बैठक फीस , अनुषंगियों, आदि की ऐसी प्रतिपूर्ति का हकदार होगा , 
जो समय - समय पर अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाएं । 

10 . प्रेस को सूचना 

अध्यक्ष या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति प्रेस या किसी 
अन्य लोक मीडिया को , समिति या तकनीकी समिति द्वारा बैठकों में किए गए विनिश्चयों से 
संबंधित विषयों पर कोई जानकारी नहीं देगा । 

___ 11 ., समिति के कृत्य - अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति के कृत्य 
निम्नानुसार होंगे , अर्थात् 

(i) समय - समय पर उस विस्तार तक , जिसे समीचीन समझा जाए , बीमाकर्ताओं द्वारा 
किसी जोखिम के संबंध में प्रस्तावित की जाने वाली दरों , फायदों , निबंधनों और शर्तों का 
या किसी ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के जोखिमों की दरों , फायदों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण 
और विनियमन , जिन्हें उसकी राय में नियंत्रित और विनियामित करना उचित है । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii) बीमाकर्ताओं से आवधिक या तदर्थ रूप में ऐसे जानकारी या कथन एकत्रित करना , 
जिन्हें वह स्वयं को अधिनियम के भाग 2ख के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में समर्थ बनाने 
के लिए आवश्यक समझे 

(iii) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से , अधिनियम की धारा 64पख की उपधारा (3 ) 
- में विनिर्दिष्ट सभी या किसी विषय पर विनियम बनाना ; 

( iv) बीमाकर्ता द्वारा संदेय फीस की राशि नियत करना और उसके द्वारा प्रदान की गई 
किन्हीं विनिर्दिष्ट सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए फीस और प्रभार नियत करना ; 

(v) समिति के धनों या संपत्तियों या आस्तियों का निवेश करना , उनमें व्यौहार करना 
या अन्यथा उनका व्ययन करना और समय - समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन और उनकी 
वसूली करना ; 

( vi ) समिति के स्वामित्व वाले मालों या संपत्तियों के लिए संदेय धनों के लिए और 
समिति के दावों तथा मांगों के लिए रसीदों उन्मुक्तियों और अन्य विमुक्तियों को लेना और 
देना ; 

( vii) अपने कृत्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए सभी व्ययों को मंजूर 
करना ; 

( viii ) यथावश्यक अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करना और उनकी सेवा - शर्ते 
नियत करना ; 

(ix ) अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन 
सभी लिखतों , विलेखों, दस्तावेजों या लेखनों पर हस्ताक्षर करना, उनपर मुद्रा लगाना, उनका 
निष्पादन और उन्हें परिदत्त करना ; 

(x) अपनी बैठकों में ऐसे किसी व्यक्ति (किन्हीं व्यक्तियों ) को आमंत्रित करना , 
जिनकी उपस्थिति बैठक में कारबार का संचालन करने के लिए आवश्यक या वांछनीय है ; 

( xi ) किसी बीमाकर्ता के आवेदन पर किसी ऐसे संगठन का निरीक्षण करने के लिए , 
जो जोखिमों के निरीक्षण , हानियों के समायोजन या अग्निशमन साधित्रों से संबंधित है , किसी 
भी समय व्यवस्था करना और जब भी आवश्यक हो , बीमाकर्ताओं को जोखिमों के निरीक्षण , 
हानियों के समायोजन या ऐसे साधित्रों की उपयुक्तता के लिए व्यवस्थाओं की पर्याप्तता के 
संबंध में सलाह देना ; 

( xii ) ऐसे कोई अन्य कृत्य या कार्य करना, जो समय - समय पर प्राधिकरण द्वारा 
समनुदेशित किए जाएं ; 

(xiii) ऐसे सभी कार्य करना और ऐसे सभी मामलों का संचालन करना , जो आवश्यक 
हों और पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट किसी विषय से प्रासंगिक या आनुषंगिक हों या अधिनियम 
द्वारा समिति में निहित कृत्यों के प्रभावी निर्वहन में हों । 

12. विवाद - यदि इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इन विनियमों के 
अधीन कराए गए निर्वाचनों की विधिमान्यता के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार 
को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और आबद्धकर होगा। 
___ 13. व्यावृत्ति -किसी भी निर्वाचन को , मात्र इसलिए कि किसी मतदाता को संयोगवश 
मतपत्र नहीं भेजा गया या विलंब से भेजा गया अथवा किसी मतदाता को संयोगवश मतपत्र प्राप्त 
नहीं हुआ या विलंब से प्राप्त हुआ या निर्वाचन के संचालन में संयोगवश कोई अन्य अनियमितता 
या अनौपचारिकता हुई , अविधिमान्य नहीं माना जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SŁc , 4) 


अनुलग्नक 


प्रशुल्क सलाहकार समिति में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन का प्ररूप 

[ विनियम 3( 4 ) देखें ] 
मैं , अधोहस्ताक्षरी बीमाकर्ता , जो .......................... निर्वाचन क्षेत्र [ यहां बीमा 
( संशोधन ) नियम , 2004 द्वारा यथा प्रतिस्थापित बीमा नियम , 1939 के नियम 41 ( 1 ) 
के प्रतिनिर्देश से निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख करें ] के संबंध में बीमा सलाहकार समिति के 
सदस्यों के निर्वाचन में मतदान करने के अर्हित हूं , श्री / श्रीमती.. .................. को , जो 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी है , तारीख....... [ यहां निर्वाचन की तारीख का उल्लेख करें ] 
को होने वाले निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं । 


अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर 


बीमाकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 
के हस्ताक्षर और नाम , मुद्रा सहित 


तारीख : 
स्थान : 


प्रबोध चन्द्र, पदाभिहित अधिकारी 
[ विज्ञापन -III /IV/ 161/2004 - असा. ] 


INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 


NOTIFICATION 


Hyderabad , the 3rd November, 2004 


The Tariff Advisory Committee ( Election of Members,Meetings, Functions & Miscellaneous ) 

Regulations , 2004 


E. No. IRDA/ Reg./4/ 2004. — In cxercise ofthe powers conferred by Section 64UB read with Section 114A 
of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938 ) and Section 26 of the Insurance Regulatory and Development 
Authority Act, 1999 (41 of 1999 ), the Authority , in consultation with the Insurance Advisory Committee, 
hereby makes the following regulations , namely: 


1. Short title and commencement .- ( 1) These regulations may be called the Tariff Advisory Committee 
( Election ofMembers , Meetings , Functions & Miscellaneous ) Regulations, 2004 . 


[ 41 III - UUS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2. Definitions .- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires , 


(a ) " Act " means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938 ); 
(b ) " Authority " means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub 

section ( 1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 

1999); 
(c ) " Board ” means the Board of Directors or the Governing Body of an insurer , by whatever narne 

called ; 
(d ) “ Chairman ” means the Chairman of the Committee referred to in clause (a) of sub - section (1) of 

section 64UA of the Act, and includes the presiding member of any meeting of the Conmittee , as 

the case may be ; " . 
(e) " Committee " means the Tariff Advisory Conimittee established under the Act ; 
(f) " Election Officer" means the Secretary of the Committee charged with the responsibility of 

conduct of election of representatives of insurers on the Committee and matters incidental 

thereto ; 
(g) “ Insurer " means an insurer who has obtained a certificate of registration under section 3 of the 

Act , or renewal of registration under section 3A of the Act, as the case may be , to carry on 
general insurance business and includes : 

(i) an insurance co -operative society , whose sole purpose is to carry on general insurance 
business ; * 
( ii ) an organization exempted under section 118 of the Act; and 

( iii ) a provident society under section 65 of the Act ; 
(h ) " Member” means a member of the Committee elected in the manner provided in these 

regulations, and also includes the Chairman and Vice- Chairman and every person co -opted to fill 

in casual vacancy pursuant to regulation 4 of these regulations; 
(i) " Secretary " means an officer of the office of the Authority nominated under sub -section (2 ) of 

section 64UA of the Act; 
( ) “ Vice -Chairman " means the person nominated by the Authority to be the Vice- Chairman of the 

Committee . . 


( 2 ) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the 
samemeaning respectively assigned to them in the Act. 


3 . Election Procedure. 


( 1) For the election of representatives of insurers , the Election Officer shall invite nominations of 
candidates from each of the constituencies of insurers pursuant to the provisions of Rule 41of the 
Insurance Rules, 1939, as substituted by the Insurance ( Amendment) Rules, 2004 . 


(2 ) Every nomination shall be duly signed by the candidate . 
Provided that no person , other than the Chief Executive Officer (CEO ) of an insurer shall be nominated as 
a candidate for election by the Board and no person other than the Chief Executive Officer (CEO ) of an 
insurer, as may be specified in this behalf by the Board shall cast vote on behalf of an insurer . 


336ZG 2 /2004 


THE GAZETTET. : : :EXTRAORDINARY 


PRT III - SEC . 41 


(3 ) Every such nomination shall be sent to the Election Officer before the time and date as imay be 
specified by him while inviting nominations of candidates pursuant to sub -regulation ( i). 
(4) The Election Officer shall scrutinize the nomination papers on the date specified by him , and every 
nomination which is received beyond te specified dzie and time i !! be rejected by him , for reasons to 
be recorded in writing . 
Provided that the nomination paper shall be i : such form as annexed to these Regulations. 
(5) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him , with the approval of 
his Board , and delivered to the Election Officer by the date and time to be specified by the Election 
Officer, and withdrawal of candidature once tendered shall be irrevocable , as far as that election is 
concerned . 
(6 ) The Election Officer shall intimate the withdrawal of every candidate to the other candidates standing 
for election from the same constituency . 
( 7) Where the number of candidates nominated by the insurers in a constituency does not exceed the 
number of members to be elected from that constituency , the “ : : aidates so nominated shall be declared 
elected by the Election Officer and their names shall be . . . e public by him through the websites of the 
Authority and Committee . 
( 8 ) Where the number of candidates nominative by insurers in any constituency exceeds the number of 
members to be elected from that constituency , an election shall be conducted in the manner provided in 
these regulations. 
(9) The Election Officer, on the date to be specified him , shall send by registere post to the registered 
office of every voter in the constituency , a voting paper together with necessary instrictions as to ho to 
fill in the voting paper and specifying the date and hour by which it shall reach him . 
( 10 ) Every voting per shall bear the seal of the Com m e and shall contain a list of candidates for 
election from the colo n y . 
(11) Every voter shall have one vote only . 
Provided that where the licence of any insurer is suspended or cancelled by the Authority and so long as 
such a suspension or cancellation is not revoked by the Authority , such an insurer forfeits his right to 
nominate any candidate for election or vote at the election. 
(12 ) Every voter while giving his vote , shall place on his voting paper X mark in the square opposite the 
name of the candidate for om he votes . 
(13 ) Every voter after filling is voting paper in themanner as stated in sub -regulation ( 12 ) shall send the 
same in a sealed envelope either in person or by registered post to the Election Officer so as to reach him 
not later than the time and date specified in this behs11 
(14 ) A vote shall be deemed to be invalid in the event of any of the following instances or circumstances: 
(a ) if the voter signs his name or writes any word or make any mark on ? voting paper by which 

the identity of the voter is disclosed ; 
( ii ) if the vote is recorded on a voting paper which does not bear the wal of the Committee ; 
( iii ) if the ‘ X ’ mark is notmarked on the voting paper in the manner as stated in sub - regulation ( 12 ) ; 
(iv ) if the X mark is set opposite the nameofmore than one candidate ; 
(v ) if the voting paper is unmarked or if the vote is otherwise void for uncertainty ; 
(vi ) if the voting paper reaches the Election Officer beyond the prescribed time and date, for any 

reason whatsoever; 
(vii) if the voter is otherwise disqualified from eating. 
(15 ) The counting of votes shall take place at the office i the Committee, on the date and time as may be 
specified by the Election Officer , in the presence of an independent scrutineer appointed by the Election 
Officer , and at the time of counting , the Election Officer at allow the presence of the candidate or his 
authorized representative . 
Provided that the person to be appcii : * the independent scrutineer shall not either be a candidate or 
his authorized representative . 


[ 4M III — G C 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


-- 


( 16 ) The votes shall be examined by the Election Officer and after rejecting any invalid votes, he shall 
proceed to count the number of votes secured by each candidate , constituency -wise . 
(17) The Election Officer shall prepare a ranking list of the candidates in terms of the number of valid 
votes secured by each candidate pertaining to his constituency , duly witnessed by the scrutineer , and 
declare the results through the websites of the Authority and Committee . 
Provided that in the event of a tie, the candidate representing an insurer or a reinsurer, as the case may be , 
with a larger gross domestic general insurance premium or the gross domestic reinsurance premium , as 
the case may be , in the immediate preceding year shall get precedence in the ranking list. 


4 . Resignation , automatic cessation and filling of casual vacancies . - ( 1) Any elected member of the 
Committee may resign his membership of the Committee by notice in writing addressed to the Chairman 
to that effect and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the Chairman 
or on the expiry of thirty days from the date of receipt of resignation by the Chairman , whichever is 
earlier. 


(2 ) An elected member of the Committee who fails to attend three consecutive meetings of the 
Committee, without sufficient cause and without leave of absence, shall ipso facto cease to be a member 
of the Committee. 
( 3 ) Any casual vacancy in the office of the elected member of the Committee, whether caused by 
resignation , death , failure to attend meetings or otherwise , shall, if it occurs within a period of two years 
from the last date of election , be filled by a by - election conducted in the same manner as a normal 
election and in any other case y co - option of a person , by the Chairman , to represent the same interest as 
the person in whose place he is being co -opted represented , and any person so elected or co - opted to fill 
the vacancy shall hold office until the expiry of the office of the member in whose place he is nominated . 
Provided that where the remainder of the tenure is less than six months, the Chairman may not fill in the 
resultant vacancy . 
Provided further that the provisions of this Regulation shall apply mutatis mutandis to the resignation , 
automatic cessation and filling of casual vacancies in regard to any co - opted member . 
Provided further that the Vice -Chairman and Secretary of the Committee shall hold office during the 
pleasure of the Authority . 


5 . Procedure for the conduct of business of the Committee .- (1 ) The Committee may meet for the 
dispatch of business as often as may be considered necessary , adjourn and otherwise regulate its meetings 
as provided in these regulations . 
(2 ) Meetings of the Committee may be held at such places and at such times as may be decided by the 
Chairman of the Committee . 
(3 ) The notice and agenda for the meeting shall normally be circulated atleast seven days in advance by 
the Secretary . The notice and the agenda may be delivered to the members personally upon 
acknowledgement or despatched by registered post or courier service or transmitted through any other 
secure and reliable means of communication , as may be recognized under any law for the time being in 
force . 
Provided that the Chairman of the Committee may convene an emergent meeting of the Committee by 
giving atleast forty - eight hours notice . 
(4 ) An item not included in the agenda of a meeting of the Committee may be taken up for consideration , 
if so approved by the Chairman of that meeting . 
(5 ) The Chairman of the Committee or in his absence , the Vice - Chairman shall preside allmeetings of the 
Committee, and in the absence of both , the members present shall elect one of them to be the Chairman 
(presiding member) of thatmeeting . 
(6 ) The quorum for a meeting of the Committee shall be five members. 
(7) If at any such meeting , the quorum is not present, the Chairman or the presiding member , as the case 
may be, shall after waiting for thirty minutes from the scheduled commencement time of the meeting , 
adjourn the meeting to such hour on the same day or some other day, as he may think fit. 
(8 ) Where at the adjourned meeting also the required quorum is not present, the members present shall 
constitute the quorum and they can proceed to transacq ? business . 


3353 GLAS 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART III — SEC . + 


(9 ) All matters required to be decided by the Committee shall be decided by a majority of the votes of the 
members present, and the Chairman or the presiding member as the case may be shall have a casting vote . 


6 . Decision by circulation . - Any matter for consideration of the Committee may at the discretion of the 
Chairman of the Committee be decided by circulation among the members as an alternative to convening 
a meeting for the purpose. . 
Provided that the decision arrived at shall not be valid , unless at least five members of the Committee 
signify their consent to the proposal . 


7 . Formation of Technical Committees.- ( 1) The Chairman or the Committee may , if it is considered 
necessary and expedient, for examining various technical matters and issues and to make available to the 
Committee technical advice, constitute various Technical Sub -Committees , consisting of technical 
persons in the relevant fields, such as, engineering , marketing , underwriting , commercial, surveying , 
legal and regulatory framework or such other areas in regard to general insurance industry , as may be 
deemed necessary , and such technical committees may meet at such intervals , follow such procedure and 
the members thereof are entitled to such allowances and reimbursements , asmay be specified in writing 
by the Chairman from time to time. 
Provided that the Technical Committees may also contain a few members of the Committee, if so desired , 
by the Chairman of the Committee . 
( 2 ) When a matter or issue is referred to a technical committee, it shall consider the same and submit its 
recommendations to the Chairman or the Committee, as the case may be . 


8 . Minutes of meetings. - ( 1) The Secretary shall record and keep the minutes of the proceedings at the 
meetings of the Committee . 
(2) The minutes shall also contain the names of members and invitees, if any, present at the meeting. 
( 3 ) The minutes of each meeting shall contain a fair and correct summary of the decisions arrived at the 
meeting . 
(4 ) The Secretary shall send a copy of the minutes as approved by the Chairman or the presiding member , 
as the case may be, to each of the members for information and that the samemay also be placed at the 
nextmeeting of the Committee for taking note of the same. 


9 . Traveling and daily allowance . 
Every non -official member and invitee shall be entitled for attending meetings of the Committee 
reimbursement of travel and other expenses , sitting fees , incidentals, etc ., from the Committee, as may be 
decided , from time to time, by the Chairperson . 


10 . Information to the Press. 
No member, other than the Chairman or a person specifically authorized by him shall give information to 
the Press or to any other public media on matters relating to the decisions taken at the meetings of the 
Committee or technical committees. 


11. Functions of the Committee. - Subject to the provisions of the Act, the functions of the Committee 
shall be the following , namely 

to control and regulate from time to time and to the extent it deems expedient the rates , 
advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of any risk or of 
any class or category of risks, the rates, advantages, terms and conditions of which in its 
opinion , it is proper to control and regulate ; 
to collect from any insurers such information or statements , periodical or ad hoc, as it may 

consider necessary to enable it to discharge the functions under Part IIB of the Act; 
( iii ) to make, with the previous approval of the Authority, regulations for all or any of thematters 

specified in sub - section ( 3 ) of section 64UB of the Act; 
( iv ) to fix the amount of fees payable by insurer and to fix fees and charges to cover the cost of 

any specific services rendered by it ; 


( ii) 


[ HTT III - QºS 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( v) 


( vi) 


(vii) 
( viii ) 


( ix ) 


to invest, deal with or otherwise dispose of any of the monies or property or assets of the 
Committee and from time to time vary and realize such investments; 
to make and give receipts , releases and other discharges for monies payable for goods or 
property belonging to the Committee and for the claims and the demands of the Committee; 
to sanction all expenditure for the purposes of carrying out its functions and duties; 
to appoint such officers and servants as may be necessary and fix the conditions of their 
service ; 
to sign , seal , execute and deliver all instruments , deeds, documents or writings necessary or 
expedient for the purpose of carrying out is duties and functions; 
to invite to its meetings any person (s ) whose presence is necessary or desirable for 
transaction of the business of the meetings; 
to make arrangements, at any time, on the application of an insurer, for the inspection of an 
organization which is concerned with the inspection of risks, adjustment of losses or fire 
fighting appliances and , whenever necessary , to advise insurers about the adequacy of the 
arrangements for the inspection of risks and adjustment of losses or the suitability of such 
appliances; 
to undertake any other function or task as may be assigned by the Authority from time to 
time; 
to do all such acts and conduct all such matters as may be necessary , incidental or ancillary to 
any of the matters specified in the foregoing clauses or in order to effectively discharge the 
functions vested in the Committee by the Act . 


(xii ) 


(xiii ) 


12. Disputes .- If any dispute arises regarding the interpretation of the provisions of these regulations or 
regarding the validity of any election held under these regulations, it shall be referred to the Central 
Government, whose decision there on shall be final and binding. 


13. Savings. - No election shall be deemed to be invalid merely because of any accidental omission to 
send , or delay in sending a voting paper to a voter or the accidentalnon - receipt of, or delay in receiving a 
voting paper by a voter , or any other accidental irregularity or informality in the conduct of the election . 


Annexure 


FORM OF NOMINATION OF A CANDIDATE FOR ELECTION TO THE TARIFF ADVISORY 

· COMMITTEE 
(See Regulation 3(4 )] 


I, the undersigned insurer , being qualified to vote in the election ofMembers of the Tariff Advisory 
Committee in regard to . .. ....... .... .......... Constituency [here mention the constituency with 
reference to Rule 41( 1 ) of the Insurance Rules, 1939, as substituted by the Insurance (Amendment) 
Rules, 2004 ), do hereby nominate Mr./Ms.... ...... .... ...... .........., who is the CEO , as a candidate for 
the election to be held on ..... . ..... ..[ here mention the date of election ) 


Signature & Name of Candidate 


Signature & name of the Authorised 

Signatory of the Insurer with seal 


Date : 
Place : 


PRABODH CHANDER, Designated Officer 

[Advt.- III/IV / 161/2004/Exty. 


- 


. . 


. - . - - 


. -. 


- . - 


- 


- . - 


.- - . - - 


- - 


- - 


- 


- - . - . 


- 


- . . . 


- - 


l rinted by the Manager , ( ovt. of India Press , Ring Road . Mayapuri. Vel Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi - 110054 . 


